than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 ज्येष्ठ , 1937 ( श० ) 
संख्या 368 राँची, मंगलवार 

26 मई, 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


आदेश 


20 मई, 2015 
संख्या- 5/ आरोप- 1- 553/ 2014 का . 4527 -- उपायुक्त , गिरिडीह के पत्रांक- 218 / सा0 , दिनांक 
05 जनवरी , 2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री रूपेश कुमार , झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच , 
जे0पी0एस0सी0), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चिनिया, गढ़वा ग्राम -सिहोडीह , प्रखण्ड- गिरिडीह के स्थानीय 
निवासी नहीं हैं तथा उनके द्वारा फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति के खतियान एवं गलत शपथ पत्र के आधार 
पर जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया गया है। अंचल अधिकारी, गिरिडीह के प्रतिवेदन के अनुसार श्री कुमार 
का स्थानीय प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय , गिरिडीह से निर्गत नहीं किया गया है । अतः अनुमंडल 
पदाधिकारी, गिरिडीह के आदेश सं0- 2912,दिनांक 08 नवम्बर , 2014 द्वारा श्री कुमार के स्थानीय निवासी 
प्रमाण पत्र सं0- 231 ,दिनांक 06 मार्च, 2012 तथा जाति प्रमाण- पत्र सं0 -160, दिनांक 06 मार्च, 2012 को 
रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार श्री कुमार द्वारा फर्जी स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण- पत्रों के आधार 
पर पिछड़ा वर्ग-| की आरक्षित श्रेणी के लिए दावा करते हुए चतुर्थ जे0पी0एस0सी0 परीक्षा के द्वारा 
झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त कर ली गयी है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 26 मई , 2015 


2. उक्त आरोपों के लिए श्री कुमार को असैनिक सेवाएँ। वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 1930 के नियम- 49( क )( 1)( क ) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है | 


3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पलामू प्रमंडल, 
मेदिनीनगर रहेगा । 


4. निलंबन अवधि में श्री कुमार को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 96 के अन्तर्गत मात्र 
जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

प्रमोद कुमार तिवारी , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 3 6 8 – 50 । 


